रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 



MON 


.. 


Art 


. 


. 


सामव जगत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


? 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 4 , 2015 / ज्येष्ठ 14 , 1937 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 4 , 2015 / JYAISTHA 14 , 1937 


सं . 1168 ] 
No . 1168 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 4 जून, 2015 

सं . 9 / 2015 - 2020 
विषयः - विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के अध्याय - 3 के पैरा 3.24 ( ञ ) में संशोधन । 
का . आ . 1469( अ). -विदेश व्यापार नीति , 2015- 2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन ) 
अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफ टी 
पी ) 2015 - 2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है: 


विदेश व्यापार नीति 2015 - 2020 के अध्याय - 3 के पैरा 3.24 ( ञ ) में संशोधन 
विदेष व्यापार नीति 2015 - 2020 के अध्याय -3 के संशोधित पैरा 3. 24 ( ञ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा । 

" 3. 24 स्तर धारकों के विशेषाधिकार: 


" स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए 10 लाख रु. की वार्षिक सीमा अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 

औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत , जो भी कम हो , की शर्त के अधीन निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से 
निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होगें । " 


इस अधिसूचना का प्रभाव: 

निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों के निर्यात पर स्तर – धारकों की हकदारी को तत्काल प्रभाव से 
सीमित कर दिया गया है । 


[ फा . सं. 01 / 61 / 180 / 59 / ए एम 16 / पी सी - 3 ] 

प्रवीर कुमार, महानिदेशक , विदेश व्यापार 


2471 GI/ 2015 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th June, 2015 

No. 9 /2015 - 2020 
Subject : Amendment in Para 3.24 (j) of Chapter-3 of FTP 2015 -2020 


S .O . 1469 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development 
and Regulation ) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , the Central 
Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP) 2015 - 2020 with 
immediate effect: 


Amendment in Para 3 .24 ( j) of Chapter 3 of FTP 2015 - 2020 


Amended Para 3 .24 (j) of Chapter -3 of FTP 2015 - 2020 shall read as under: 


“ 3 .24 Privileges of Status Holders : 


(j) “ Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export 

promotion subject to an annual limit of Rs. 10 lakh or 2 % of average annual export realisation 
during preceding three licensing years , whichever is lower” . 


Effect of this Notification : Entitlement of Status Holders to export freely exportable items on free 
of cost basis has been limited with immediate effect. 


[F . No . 01761/ 180 /59 /AM 16 /PC -3 ] 
PRAVIR KUMAR , Director General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


